निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 565 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 जुलाई 2021 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

16 जून 2021 
सं ० 05 / प्रेस ( स्था ० ) -22 / 2019-3564 / वि ० – सचिवालय मुद्रणालय , गुलजारबाग , पटना तथा प्रेस एवं फार्स , 
गया के पूर्णकालीन अधीक्षक के अभाव में जो संयुक्त सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव , वित्त विभाग मुख्यालय में 
निदेशक ( प्रेस ) मुद्रणालय के प्रभार में रहेंगे को उक्त मुद्रणालय के कर्मचारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सजा 
निर्धारण हेतु अनुशासनिक प्राधिकार घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अजय कुमार ठाकुर , 
डप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 565-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


